निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 366 ) 


26 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 16 जून 2010 


जल संसाधन विभाग 

- - - - - - - 
___ अधिसूचना 

___ 15 अप्रील 2010 
सं0 22 / नि0सि0 (वीर0 ) -7 - 10 - 16 / 99 / 641 — श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक 
अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, सूपौल के विरूद्व कतिपय आरोपों यथा बिना स्वीकृत प्राक्कलन के 77.22 लाख 
रूपये का अनियमित भुगतान करने 5.29 लरख रूपये अस्थायी अग्रिम का समायोजन नहीं करने जाच कार्य में 
सहयोग नही देने आदि कतिपय आरोपों के लिए सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के 
नियम - 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 182 , दिनांक 7 फरवरी 2001 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की 
गयी । विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्राप्त जाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । 

इस बीच श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सेवानिवृत हो गये तथा इनके संबंध में अन्तिम आदेश 
पारित नहीं होने के कारण पूर्व से चल रही विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 बी0 के 
तहत विभागीय ज्ञापांक 547, दिनांक 26 मई 2006 द्वारा परिवर्तित किया गया । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया । 

अतएव श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया 
गया । 
उक्त निर्णय श्री सिन्हा तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता हे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 366- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


